रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Ram 


a 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2531 ] 
No. 2531 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 12 , 2014 / अग्रहायण 21 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 12 , 2014 /AGRAHAYANA 21, 1936 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th December , 2014 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 दिसम्बर, 2014 
का . आ . 3161( अ). — केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन 
और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका 
श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से , और उक्त अधिनियम की धारा 
10 की उप - धारा ( 2 ) में प्रगणित ठेका श्रम की उपबंधित कामकाज 
की दशाओं और फयादों तथा अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते 
हुए , स्नातकोत्तर चिकित्स शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ( पी जी आई 
ई आर ) , चंडीगढ के स्थापन में भर्ती किए गए रोगियों के लिए निम्न 
सेवों में ठेका श्रम नियोजन को , इस अधसूिचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से प्रतिषेध करती है - 

( i ) स्वच्छता सेवा ( सफाई, झाड़ने और कूड़ाकरकट हटाने ) , 
(ii ) सुरक्षा सेवा ( संस्थान की निगरानी और रक्षा ) और 
(iii ) खान - पान सेवा । 
[ फा . सं. एस - 16014/29 / 2006 - श्रम कल्याण ] 

राजीव सदानन्दन , संयुक्त सचिव 


S . 0 . 3161 ( E). — Inexercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of Section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ), the 
Central Government, after consultation with the Central 
Advisory Contract Labour Board , and having regard to 
the working conditions and benefits provided to contract 
labour and other relevant factors enumerated in sub -section 
( 2 ) of section 10 of the said Act, hereby prohibits the 
employment of contract labour in the job of (i) Sanitation 
Services (cleaning, sweeping and dusting), ( ii ) Security 
Services (Watch and ward of the institute ) and ( iii ) Catering 
Services to the admitted patients in the establishment of 
PostGraduate Institute ofMedical Education and Research 
( PGIMER), Chandigarh, with effect fromthe date of 
publication of this notification in the OfficialGazette . 


[ E No. S -16014/ 29 / 2006- LW )] 
RAJEEV SADANANDAN, Jt . Secy . 


4906 GI/ 2014 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


